PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ . , MARCH 27 , 1984 (CHTR 7 , 1906 SAKA) 


343 


वन विभाग 


दिनांक 21 मार्च, 1984 


सं ० 219-4 ( 3 )-84/3736.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीच विनिष्टि भूमि हरियाणा 
सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात् सामाजिक वानिकी तथा भू - संरक्षण के लिए अनुसन्धान, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण 
केन्द्र के विस्तार हेतु गांव बिटना , हदबस्त सं ० 153, तहसील कालका, जिला अम्बाला में अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह मधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अन्तर्गत की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिये की जाती है, जिन का इस से सम्बन्ध हो । 


, 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इस समय कार्य में लगे 
अधिकारियों तया पदवारियों को उनके सेवकों और कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में इस भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने 
तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बंध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर उप - मण्डल अधिकारी ( सिविल ) एवं भूमि अर्जन कलेक्टर , कालका के सम्मुख 
लिखित रूप में प्राक्षेप , दायर कर सकता है । 


कलेक्टर, कालका, तथा वन -मण्डल अधिकारी , 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण उप -मंडल अधिकारी (सिविल ) एवं भूमि अर्जन 
अनुसंधान तथा प्रशिक्षण वन मण्डल , पिंजौर के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम तथा 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


हदबस्त संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


क ० म ० 


प्रम्बाला 


कालका 


बिटना, 


194 


17 


6 


ह ० व ० नं ० 153 


195 


10 


13 


611/196 


31 


12 


197 


31 


7 


198 


9 


14 


199 


8 


1 


200 


9 


17 


6 13/201 


12 


13 


202 


5 


6 


203 


2 


7 


204 


0 


14 


205 


15 


206 


39 


14 


344 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 27 , 1984 (CHTR . 7, 1906 SAKA ) 


PART I 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम तथा 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


हदबस्त संख्या 


19T 


कालका 


बिटना हदबस्त नं ० 


a . fa . 


153 T. 


207 


1 


19 


208 


21 


13 


209 


2 . 


16 


210 


11 


225 


2 


15 


226 


15 


00 


227 


5 


13 


230 


5 


10 


244 


6 7 


252 


2 


2 


253 


6 


6 


254 


1 


11 


255 


6 


18 


कुल जोड़ 


268-4 


Ho ficat977 , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

वन विभाग । 


FOREST 


DEPARTMENT 


The 21st March , 1984 


No. 219 -Ft. (3 ) -84 /3736.4Wheroas it appears to the Governor of Haryana that land in the 
locality specified below is likely to be needed by the Government, at public expenso, for a public purpose, 
namely , for the exte.ision of the Research , Demonstration and Training Centre for Social Forestry and Soil 
Conservation , in village Bitna , H. B. No. 153, Tehsil Kalka, District Ambala , it is hereby notified 
that the land in the locality specified below is likely to be needed for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 , for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid seotion , the Governor of Haryana , 
hereby authorises the officers and officials, with their servants and workmen , for the time being 
engaged in the undertaking, to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts 
required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may, 
within a period of thirty days of the publication of this notification in the official Gazette , file an 
objection , " if any, in writing before the Sub - Divisional Officer (Civil)-cum Land Acquisition Collector, 
Kalka . 


Plans of the land may be inspected in the office of Sub -Divisional Officer ( Civil) -cum - Land Acqui 
sition Collector, Kalka and Divisional Forest Officer, Research and Training Forest Division Pinjore, 


1 


PART I ) 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH 27 , 1984 (CHTR . 1, 1906 SAKA) 


34 5 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Name of Village 
with H. B. No. 


Khasra 
Nos . 


Area 


B. B. 
1746 


Ambala 


Kalka 


Bitna, H. B. 

No. 153 


194 


195 


10–13 


611/196 


31-12 


197 


31-7 


198 


9-14 


199 


8.5 


200 


9-17 


613/201 


12--13 


202 


5-6 


203 


2—7 


204 


0414 


205 


5-15 


206 


39-14 


207 


1--19 


208 


21-13 


+ 


209 


2-16 


210 


4-11 


225 


2-15 


226 


15-0 


227 


5-13 


230 


5–10 


244 


252 


2-2 


253 


6-6 


254 


1-11 


255 


6--18 


2684 


Or 56 Acres 


M. KUTTAPPAN , 
Secretary to Government, Haryana , 

Forest Department. 


